रजिस्ट्री सं.डीएल- ( एन ) 04 /0007 /2003-19 


REGISTERED No.-DL- ( N ) 04 / 0007/ 2003-19 


H 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.-डी.एल.- सा .- 26052020-219549 
CG- DL- W - 26052020-219549 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BYAUTHORITY 


सं . 20 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , मई 16 - मई 22 , 2020 ( वैशाख 26, 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY ,MAY 16 MAY 22, 2020 (VAISAKHA 26 , 1942) 


No.20 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed As A separate compilation ) 


भाग । खण्ड 4 


[PART I - SECTION 4 ] 


[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[ Notifications Regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the 

Ministry of Defence ] 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2020 


सं . 50 , दिनांक 15 मई 2020 

सं. ए-22019/02 /2018-रक्षा ( स्था. /ग्रुप -1) -राष्ट्रपति , राजभाषा विभाग कार्यालय आदेश संख्या-ए -5 /7/ 2019- रा.भा.( सेवा) दिनांक 
25.10.2019 के अनुपालन में मो. अरशद हुसैन , को रक्षा मंत्रालय में दिनांक 11/11/2019 पूर्वाह्न से उप निदेशक ( राजभाषा) नियुक्त 
करते हैं | 


, 


सं . ए-22019/02/ 2018-रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1 ) -राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग कार्यालय आदेश संख्या- ए-5/8/ 2019- रा.भा.( सेवा ) दिनांक 
28.11.2019 के अनुपालन में श्री सी . पी . बुधलाकोटी को दिनांक 12.12.2019 पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उप निदेशक 
( राजभाषा) नियुक्त करते हैं । 


सं . ए-22019/02/2018-रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1) -राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग, कार्यालय आदेश संख्या-ए-5/10/2019-रा.भा.( सेवा ), 
दिनांक 04/12/2019, के अनुपालन में श्री आजाद कुमार , वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को दिनांक 5/12/2019 पूर्वाह्न से तदर्थ आधार पर 
सहायक निदेशक ( राजभाषा ) नियुक्त करते हैं । 


सं. ए-22019/02/2018-रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1 ) राष्ट्रपति , राजभाषा विभाग, कार्यालय आदेश संख्या -ए-5/5/2018- रा.भा.( सेवा ), 
दिनांक 13/11/2019, के अनुपालन में श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी को दिनांक 18/11/2019 पूर्वाह्न से रक्षा मंत्रालय , रक्षा 
विभाग में नियमित आधार पर सहायक निदेशक ( राजभाषा) नियुक्त करते हैं । 

(329) 


1--64 GI/ 2020 


330 


भारत का राजपत्र, मई 16, 2020 ( वैशाख 26 , 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 4 


सं . ए -22019/02/ 2018-रक्षा ( स्था. / ग्रुप -1) —राष्ट्रपति, राजभाषा विभाग कार्यालय आदेश संख्या-ए -5 /10/2019- रा.भा.( सेवा ), 
दिनांक 04/12/2019, के अनुपालन में श्री मनोज कुमार चौधरी, को रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में दिनांक 20/12/2019 
अपराह्न से तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक ( राजभाषा) नियुक्त करते हैं । 


अजय कुमार 

गौड़ 
अवर सचिव 


रक्षा (एम एस) ब्रांच 


सं . 51, दिनांक 15 मई 2020 — भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी 2020 से निम्नलिखित 
नियुक्ति करते हैं : 


अवैतनिक (वायुसेना) ए.डी.सी. 


एयर मार्शल आर डी माथुर अ.वि.से.मे. वि.से.मे. (16772) एफ( पी ) 


रेवती रमन 


अवर सचिव 


सेना शाखा 


सं . 52 , दिनांक 19 मई 2020 - राष्ट्रपति , सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नती प्रदान करते हैं : 


नियमित सेना 


( समय मान द्वारा) 


स्थायी आयोग 


ले . कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में 


आई सी सं 


नाम 


आर्म 


सब्सटेंटिव तिथि 


किशन सिंह 


54785 एच 
46966 वाई 
52267 के 


ले . कर्नल 
ले . कर्नल 
ले . कर्नल 


आर्टी 
आर्टी 


21 अप्रैल 2019 
22 अप्रैल 2018 


एस मित्रा 


एस शुक्ला 


आर्टी 


12 जून 2019 


51977 पी 


ले . कर्नल 


12 जून 2019 


52137 एफ 


ले . कर्नल 


ए एस गहलोट 
जे एस चौहान 
ए के वर्मा 


12 जून 2019 
12 जून 2019 


52189 एक्स 


ई एम ई 
ई एम ई 
ई एम ई 
इंफैन्ट्री 
इंफैन्ट्री 


ले . कर्नल 


06 नवम्बर 2018 


54621 एम 
54663 वाई 


वी श्रीकृष्ण 
राकेश कॉल 


06 नवम्बर 2018 


54810 डब्लू 


आर एस धनकर 


ए एस सी 


54861 के 


ले. कर्नल 
ले. कर्नल 
ले . कर्नल 
ले . कर्नल 
ले. कर्नल 
ले. कर्नल 
ले . कर्नल 


पी के आहूजा 
राजदीप थापा 


21 अप्रैल 2019 
25 सितम्बर 2019 
29 मई 2018 
14 दिसम्बर 2017 


ए एस सी 
ए एस सी 
इंजीनियर्स 
आर्टी 


46907 एम 


50990 एम 


आर के सिंह 


51327 एफ 


आर दत्ता 


13 जून 2018 
19 दिसम्बर 2018 


51556 एम 


ले . कर्नल 


आर एस ठाकुर 


आर्टी 


भाग I- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र , मई 16, 2020 ( वैशाख 26, 1942 ) 


331 


52129 एच 


एन एम शर्मा 


ए सी 


ले . कर्नल 
ले . कर्नल 


52274 ए 


पी के चौधरी 


ए एस सी 


12 जून 2019 
12 जून 2019 
15 दिसम्बर 2017 


52718 वाई 


ले . कर्नल 


बी एस साही 


इंजीनियर्स 


नवीन कुमार 


उप निदेशक 
एम एस 8 ए 


नियमित सेना 


मिलिट्री नर्सिंग सेवा 


स्थायी कमीशन 


सं . 53, दिनांक 15 मई 2020 - राष्ट्रपति , सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी 
तिथी से पदोन्नती प्रदान करते हैं : 


कर्नल से ब्रिगेडियर 


व्यक्तिगत संख्या 


पद और नाम 
ब्रिगेडियर जसमीत कौर 


पदोन्नति की तारीख 
01 सितंबर 2019 


एन आर-18305 एच 


महानिदेशक , स्वास्थ्य सेवाएं ( आर्मी) 


उपर्युक्त एमएनएस अधिकारियों के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल (एस) से कर्नल पदोन्नति के लिए गजट नोटिफिकेशन का उल्लेख 
किया गया है। अंग्रजी और हिन्दी दोनों में इप्लिकेट के लिए ड्रफ्ट गजट नोटिफिकेशन सीडीए ( ओ) पुणे द्वारा विधिवत रूप से दिया 
गया है । 


पद और नाम 


व्यक्तिगत संख्या 


पदोन्नति की तारीख 


एन आर -19133 एल 


29 अप्रैल 2019 


एन आर -19620 एल 


10 मई 2019 
10 मई 2019 


एन आर -19894 डब्ल्यू 


एन आर -19730 ए 


ले. कर्नल ( एस) गिरजा कुमारी एस 
ले . कर्नल (एस) शाईनी पांडे 
ले. कर्नल ( एस ) आन्सम्मा पी डी 
ले . कर्नल (एस ) रानी एन 
ले. कर्नल ( एस ) आन्सम्मा जॉसफ 
ले . कर्नल ( एस ) सेलिन वी डी 
ले . कर्नल ( एस) जेस्सि के जे 
ले. कर्नल ( एस ) सेलिनाम्मा जॉर्ज पी 
ले . कर्नल ( एस ) सिंध्या फ्लोरा स्टीफन 


एन आर -19737 के 


एनआर- 19745 एच 


20 जून 2019 
20 जून 2019 
20 जून 2019 
20 जून 2019 
05 जुलाई 2019 


एन आर -19768 के 


एन आर - 19790 पी 


एन आर -20055 एल 


01 अगस्त 2019 


जॉयस ग्लैडिस रोच 

मेजर जनरल 
अतिरिक्त महानिदेशक 


सं . 54, दिनांक 19 मई 2020- 

ए -19011/01/2018-रक्षा ( स्था. / ग्रुप-1) —राष्ट्रपति , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर रक्षा मंत्रालय में , सचिव (रक्षा उत्पादन ) 
श्री 

सुभाष चंद्रा , आईएएस ( केएनः1986 ) ( जन्मतिथि 22.12.1959) को 31 दिसंबर , 2019 अपराहन से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त 
करते हैं । 


332 


भारत का राजपत्र, मई 16, 2020 ( वैशाख 26, 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 4 


ए-19013 /02/ 2017 -रक्षा ( स्था . / ग्रुप -1) -राष्ट्रपति , रक्षा मंत्रालय में निदेशक ( लागत), श्री मानिक मुखर्जी ( जन्मतिथि 
03.10.1959) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31.10.2019 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 

ए -19015/ 22/2019 -रक्षा ( स्था. / ग्रुप -1 ) -राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सेलिना जार्ज ( जन्म तिथि 
05.10.1959) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31.10.2019 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 

ए-19018/07/2018-रक्षा ( स्था . / ग्रुप-1) —राष्ट्रपति , रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव , श्री महेंद्र सिंह ( जन्मतिथि 10.10.1959 ) की 
अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31.10.2019 ( अपराहन ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 

ए -19018/03/2014-रक्षा ( स्था. / ग्रुप -1) -राष्ट्रपति , रक्षा मंत्रालय में निजी सचिव , श्रीमती तारा पपरेजा ( जन्म तिथि 
16.10.1959) की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 31.10.2019 ( अपराहन) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 


, 


ए -19015/11/2018-रक्षा ( स्था .। ग्रुप-1) —राष्ट्रपति, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, 
श्रीमती सुदेश कुमारी, ( जन्म तिथि 23.12.1959) को 31.12.2019 ( अपराहन ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 

ए -19014/32/ 2019-रक्षा ( स्था . /ग्रुप -1 ) —राष्ट्रपति , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव, 
श्री एल.एस.एस. सुब्रहम्णयन , ( जन्म तिथि 20.12.1959 ) को 31.12.2019 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 

ए -19015 / 30/ 2017-रक्षा ( स्था . /ग्रुप -1 ) -राष्ट्रपति , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, 
श्री शुभ्रोदास गुप्ता, ( जन्मतिथि 04.12.1959) को 31.12.2019 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 

ए -19015 / 16 /2019-रक्षा ( स्था . /ग्रुप -1 ) -राष्ट्रपति , अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, 
श्री मोहम्मद इकबाल, ( जन्म तिथि 01.01.1960) को 31.12.2019 ( अपराहन ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं । 


अजय कुमार 

गौड़ 
अवर सचिव 


PART 1 - SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 16 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942 ) 


333 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 16th May 2020 


No. 50 , dated 15th May 2020— 


No. A -22019 /02 /2018 - D (Est.I/Gp.I)—In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 5/ 7/ 2019 
OL (S ) dated 25/10/2019 , the President is pleased to appoint Md. Arshad Husain as Deputy Director (Official Language) in 
the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 11/11/2019 . 


No. A - 22019/02 /2018 - D ( Est.I/Gp.1) —In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 5 /8 /2019 
OL (S ) dated 28/11/2019, the President is pleased to appoint C P Budhlakoti as Deputy Director (Official Language) on 
ad -hoc basis in the Ministry of Defence with effect from the forenoon of 12/12/2019 . 

No. A - 22019/02 /2018 - D (Est.I/Gp.I)—In pursuance of Department of Official Language Office Order 
No. 5 / 10 /2019 -OL (S ) dated 04/12/2019 , the President is pleased to appoint Shri Azad Kumar , Sr. Translation Officer to the 
post of Assistant Director (Official Language ) on ad -hoc basis in the Department of Defence , Ministry of Defence with effect 
from the forenoon of 05/12/2019 . 


No. A - 22019/02 /2018 - D (Est.I/Gp.I) —In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 5 /5 /2018 
OL ( S ) dated 13/11/2019 , the President is pleased to appoint Shri Ranvir Singh , Sr. Translation Officer to the post of Assistant 
Director (Official Language ) on regular basis in the Department of Defence, Ministry of Defence with effect from the 
forenoon of 18/11/2019 . 


No. A - 22019 /02 /2018 - D ( Est.I/Gp.I)—In pursuance of Department of Official Language Office Order No. 
5 / 10 /2019 -OL (S ) dated 04/12/2019 , the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Chaudhary as Assistant Director 
(Official Language) on ad -hoc basis in the Department of Defence Production , Ministry of Defence with effect from the 
afternoon of 20/12/2019 . 


AJAY KUMAR GAUR 

Under Secretary 


D (MS) SECTION 


No. 51, dated 15th May 2020 — The President of India has made the following appointment on his Honorary 
Personal Staff with effect from 01 January 2020 : 


HONORARY AIR ADC 


Air Mshl RD Mathur AVSM VSM ( 16772 ) F ( P ) 


REVATI RAMAN 

Under Secretary 


ARMY BRANCH 


No. 52 , dated 15th May 2020 — The President is pleased to make the following promotion : 


REGULAR ARMY 


PERMANENT COMMISSION 


Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale ) 


IC Number 


Rank 


Name 


Arm 


Subs Date 


IC -54785H 


Lt Col 


Kishan Singh 


ARTY 


21 Apr 2019 
22 Apr 2018 


IC - 46966Y 


Lt Col 


S Mitra 


ARTY 


IC -52267K 


Lt Col 


S Shukla 


ARTY 


12 Jun 2019 


IC -51977P 


Lt Col 


AS Gahlot 


EME 


12 Jun 2019 


IC -52137F 


Lt Col 


JS Chauhan 


EME 


12 Jun 2019 


334 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 16 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942) 


[PART 1 - SEC . 4 


IC -52189X 


Lt Col 


AK Verma 


EME 


12 Jun 2019 


IC -54621M 


Lt Col 


V Srikrishna 


INF 


06 Nov 2018 


IC - 54663Y 


Lt Col 


Rakesh Kaul 


INF 


06 Nov 2018 


IC - 54810W 


Lt Col 


RS Dhankar 


ASC 


21 Apr 2019 


IC -54861K 


Lt Col 


PK Ahuja 


ASC 


25 Sep 2019 


IC -46907M 


Lt Col 


Rajdeep Thapa 


ASC 


29 May 2018 


IC -50990M 


Lt Col 


RK Singh 


ENGRS 


14 Dec 2017 


IC -51327F 


Lt Col 


R Dutta 


ARTY 


13 Jun 2018 


IC -51556M 


Lt Col 


RS Thakur 


ARTY 


19 Dec 2018 


IC - 52129H 


Lt Col 


NM Sharma 


AC 


12 Jun 2019 


IC -52274A 


Lt Col 


PK Chowdhury 


ASC 


12 Jun 2019 


IC - 52718Y 


Lt Col 


BS Sahi 


ENGRS 


15 Dec 2017 


NAVIN KUMAR 


Dy Dir 


MS SA 


REGULAR ARMY 
MILITARY NURSING SERVICE 
(PERMANENT COMMISSION ) 


No. 53, dated 15th May 2020 — The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS 
officer with effect from the date mentioned against the each name: 


COLONEL TO BRIGADIER 


RANK & NAME 


PERS NUMBER 


DATE OF PROMOTION 


BRIG JASMEET KAUR 


NR - 18305H 


01 SEP 2019 


DTE GEN OF MEDICAL SERVICES ( ARMY) 

DGMS- 4A 


RANK & NAME 


PERS NUMBER 


LT COL (S ) GIRIJA KUMARI S 


NR - 19133L 


LT COL ( S ) SHAINIPANDEY 


NR - 19620L 


LT COL ( S ) ANSAMMA PD 


NR - 19894W 


Lt COL (S ) RANI N 


NR - 19730A 


LT COL ( S ) ANSAMMA JOSEPH 


NR - 19737K 


LT COL (S ) SELIN VD 


NR - 19745H 


LT COL ( S ) JESSY KJ 


NR - 19768K 


LT COL ( S ) CELINAMMA GEORGE P 


NR - 19790P 


LT COL (S ) CYNTHIA FLORA STEPHEN 


NR - 20055L 


BEENA VIJAYAKUMAR 

Lt Col 
Addl Officer 
DGMS-4A 


PART I - SEC . 4 ] 


THE GAZETTE OF INDIA ,MAY 16 , 2020 (VAISAKHA 26 , 1942 ) 


335 


No. 54, dated 19th May 2020 : 

No. A - 19011/01/2018 - D ( Est. 1/Gp1)—The President is pleased to retire Shri Subhash Chandra , IAS ( KN : 1986 ) 
(D.O.B. 22.12.1959), Secretary (Defence Production ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 
the afternoon 31st December, 2019 upon attaining the age of superannuation . 

No. A - 19013 /2 /2017- D ( Est . 1/Gp1)—The President is pleased to retire Shri Manik Mukherji, Director ( Cost), 
( D.O.B. 03.10.1959), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.10.2019 ( A /N ) on attaining 
the age of superannuation. 


No. A - 19015 /22 /2019 - D ( Est.1/Gpl)-The President is pleased to retire Smt. Celina George, Section Officer, 
(D.O.B. 05.10.1959 ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.10.2019 (A /N ) on attaining 
the age of superannuation . 

No. A - 19018 /07 /2018 - D (Est.1/Gp1)—The President is pleased to retire Shri Mahender Singh , Private Secretary , 
(D.O.B. 10.10.1959 ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.10.2019 ( A /N ) on attaining 
the age of superannuation . 

No. A - 19018/03/ 2014 - D (Est.1/Gp1)—The President is pleased to retire Smt. Tara Papreja , Private Secretary, 
(D.O.B. 16.10.1959 ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.10.2019 ( A /N ) on attaining 
the age 

of superannuation 

No. A - 19015 / 11/2018 - D ( Est.1 /Gpl). The President is pleased to retire Smt. Sudesh Kumari, Section Officer , 
(D.O.B. 23.12.1959 ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.12.2019 ( A /N ) on attaining 
the age of superannuation . 

No. A - 19014 /32/2019 - D ( Est.1 /Gpl). The President is pleased to retire Shri L.S.S. Subramanian , Under Secretary , 
( D.O.B. 20.12.1959 ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.12.2019 ( A /N ) on attaining 
the age of superannuation . 


No. A -19015 / 30 /2017- D ( Est.1 /Gpl )-The President is pleased to retire Shri Shuvro Das Gupta , Section Officer , 
( D.O.B. 04.12.1959), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.12.2019 ( A /N ) on attaining 
the age of superannuation . 

No. A - 19015 / 16 / 2019 - D (Est. 1 /GP1)-The President is pleased to retire Shri Md. Iqbal, Section Officer, (D.O.B. 
01.01.1960 ), in the Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.12.2019 ( A /N ) on attaining the age of 
superannuation . 


AJAY KUMAR GAUR 

Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 


SUBIR Digitally signed by 

SUBIR NARAYAN 
NARAYAN GARAI 

Date : 2020.05.26 
GARAI 09:55:50 +0530 


